निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 चैत्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 528) पटना, सोमवार , 8 अपैल 2019 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

8 अप्रैल 2019 
सं० एम० - 1 - 004 / 2019 - 25 - लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर प्रथम चरण के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन 
से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली की संशोधित अधिसूचना संख्या - 464 / ईपीएस / 2019 (1 - ख ) दिनांक 08.04. 2019 सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रवीण कुमार गुप्ता, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार | 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 अपैल 2019 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 / 8 अप्रैल, 2019 / 18 चैत्र, 1941 ( शक ) 
सं. 464 / ईपीएस / 2019(1 - ख) । - यतः भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा 56 
के साथ पठित धारा 30 के अधीन जारी दिनांक 18 मार्च, 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 464 / ईपीएस / 2019 (1) के द्वारा क्रमशः 
1 - अराकु ( अ. ज. जा ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ( आंध्र प्रदेश) के 53 - रामपचोदावरम विधान सभा सेग्मेंट के सबंध में मतदान का समय पूर्वाहृन 7 . 
00 बजे से अपराहृन 5.00 बजे तक , 40 - जमुई ( अ. जा ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (बिहार ) के 164 - तारापुर विधान सभा सेंग्मेंट के सबंध में 
पूर्वाहृन 7. 00 बजे से अपराहृन 6. 00 बजे तक तथा 4 -निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ( तेलंगाना) के सबंध में पूर्वाह्न 7. 00 बजे से 
अपराहृन 5.00 बजे तक नियत किया है, और 

____ यतः भारत निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्टो पर विचार करने के 
बाद तथा कानून व्यवस्था की स्थिति / छद्म मतदान सहित सभी तथ्यात्मक परिस्थितियों के दृष्टिगत आंध्र पदेश, बिहार और तेलंगाना राज्यों 
के 1 - अराक ( अ. ज. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 40 जमुई ( अ. जा ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 4 - निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, के क्रमशः 
उपयुक्त विधान सभा निर्वाचन सेग्मेंटों में मतदान का समय परिवर्तित करने का निर्णय लिया है । 

अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग , ने ऊपर उल्लिखित दिनांक 18 मार्च 2019 की अपनी अधिसूचना संख्या 464 / ईपीएस / 2019 (1 ) 
में एतद्दवारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: 

___ उक्त अधिसूचना की अनुसूची के नीचे की तालिका में , कॉलम (4) में मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर 1 - अराकु ( अ. ज. जा .) संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्र ( आंध्र प्रदेश) के 53 - रामपचोदावरम विधान सभा सेग्मेंट, 40 - जमुई ( अ. ज. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (बिहार) के 164 - तारापुर 
विधान सभा सेग्मेंट और 4 -निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सामने निम्नलिखित प्रविष्टयां प्रतिस्थपित की जाएंगी, अर्थात: 
राज्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा मतदान की तारीख मतदान का समय 

निर्वाचन क्षेत्र सेग्मेंट 


आंध्र 
प्रदेश 


अराकु ( अ. ज. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
| 53 - रामपचोदावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र । 11 अप्रैल, 2019 ( गुरूवार) 


पुर्वाहृन 7.00 बजे से अपराहृन 
4.00 बजे तक 


बिहार 


40 - जमुई ( अ. जा ) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
| 164 ,- तारापूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 


11 अप्रैल, 2019 ( गुरूवार ) | पुर्वाहृन 7.00 बजे से अपराहृन 

4.00 बजे तक 
11 अप्रैल, 2019 ( गुरूवार) | पुर्वाहृन 8.00 बजे से अपराहृन 

6.00 बजे तक 


तेलंगाना 04 - निजामावाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


शेष संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों / विधान सभा सेग्मेंटों के लिए मतदान का समय वही रहेगा जैसा कि दिनांक 18 मार्च 2019 की 
अधिसूचना संख्या 464 / ईपीएस / 2019 (1) के अनूसार है । 

आदेश से, 
सुमित मुखर्जी, 

प्रधान सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi-110 001, Date the 8th April , 2019 / 18 Charitra , 1941(Saka ) 

___ No - 464/ EPS / 2019( 1 - B ) . - Whereas the Election Commission of India by its Notification 
No . 464/ EPS/ 2019 (1 ) dated 18th March, 2019 issued under section 30 read with Section 56 of the 
Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951 ) has fixed hours of poll in respect of 53 
Rampachodovaram Assembly Segment of 1 - Araku( ST ) Parliamentary Constituency ( Andhra 
Pradesh ) from 7. 00 AM to 5. 00 PM, 164- Tarapur Assembly Segment of 40 -Jamui (SC ) 
Parliamentary Constitution ( Bihar) from 7 . 00 AM to 6. 00PM and 4 - Nizamabad Parliamentary 
Constituency ( Telangana ) from 7 .00AM to 5 .00 PM respectively , and 

Whereas, after considering the report of Chief Electoral Officers , Andhra Pradesh , Bihar and 
Telangana and talking into account all material circumstances including the Law and Order 


ER TUTE ( 3TTETU ), 8 Hºc 2019 


situation /mock poll, the Election Commission of India has decided to change the hours of poll in the 
aforesaid Assembly Segments 1- Araku (ST) PC , 40 - Jamui ( SC ) PC and 4 -Nizamabzd PC in the state 
of Andhra Pradesh , Bihar and Telangana respectively , 

Now , Therefore , the Election Commission of India here by makes the following 
amendments in its Notification No- 464/EPS /2019 ( 1) dated 18th March , 2019 referred to above 
namely ; 

In The Table below the Schedule to the said Notification , for the existing entry in column 
( 4 ) ] against 53 -Rampachodovaram Assembly segment of 1 - Araku (ST) Parliamentary Constituency 
( Andhra Pradesh ), 164 - Tarapur Assembly Segment of 40 - Jamui(SC ) Parliamentary Constituency 
( Bihar ) and 4 -Nazamabad PC , the following entries shall be substituted , namely : 


State 


Date of Poll 


Hours of Poll 


Parliamentary 
Constituency /Assembly 
Constituency segment 


3 . 


11th April , 2019 ( Thursday ) 


7 . 00am to 4 .00pm 


Andhra 1- Araku (ST ) PC 
Pradesh 

53-Rampachodovaram AC 
Bihar 40 -Jamui(SC ) PC 

164 - TarapurAC 
Telengana | 04 -NizamabadPC 


11th April, 2019 ( Thursday ) 
11th April, 2019 ( Thursday) 


7 . 00am to 4 .00pm 
8 .00am to 6 .00pm 


The hour of Poll for the rest of the Parliamentary Constituencies/Assembly Segments will 
remain the same as per the notification No.464 /EPS / 2019 ( 1) dated 18th March 2019 

By order , 

SUMIT MUKHERJEE , 
Principal Secretary to the Election Commission of India 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOTE ( 3TVITERUT ) 528-571 + 50 stodontol 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


